निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
( संo पटना 969 ) पटना , वृहस्पतिवार , 27 नवम्बर 2014 


सं0 वन / पर्या० - 13 / 2012 – 629( ई०) / प०व० 

पर्यावरण एवं वन विभाग 


संकल्प 

25 नवम्बर 2014 
विषय: - हरियाली मिशन , बिहार सोसायटी के गठन तथा इसके कार्य संचालन के लिए शक्ति प्रदत्त करने 

हेतु ज्ञापन पत्र एवं उपनियम पर स्वीकृति । 

बिहार राज्य के वृक्षाच्छादन को 9.79 प्रतिशत से वर्ष 2017 तक 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य राज्य सरकार 
द्वारा हरियाली मिशन के अंतर्गत रखा गया है तथा वर्ष 2022 तक उसमें और वृद्धि सुनिश्चित करते हुए वृक्षों का सतत् 
प्रबंधन किया जाना है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक संस्था का गठन आवश्यक है जो हरियाली मिशन के तहत 
संचालित योजनाओं का सूत्रण, कार्यान्यवन एवं सतत् अनुश्रवण कर सके । इसका कार्यकलाप सामान्यतः वन भूमि के 
बाहर क्षेत्र पर सम्पादित होने वाले विभिन्न गतिविधियों / योजनाओं पर केन्द्रित होगा । यह संस्था मृदा एवं जल संरक्षण , 
वन क्षेत्रों में वनों की गुणवत्ता में सुधार, कृषि वानिकी से किसान बन्धुओं की आय में वृद्धि , काष्ठ आधारित ओद्योगिक 
इकाईयों को कच्चे माल उपलब्ध कराने हेतु राज्य में पौधा रोपण इत्यादि कार्यों पर विशेष रूप से कार्य करेगी । 

___ संस्था द्वारा मृदा के क्षरण को रोकने के लिए मृदा एवं जल संरक्षण कर वन भूमि की उत्पादकता को बढाने 
तथा सभी प्रकार के खाली पड़ी भूमि के साथ - साथ कृषि भूमि पर अधिक से अधिक संख्या में पौधा रोपण कराने , कृषि 
भूमि पर वृक्षारोपण हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जायेगा एवं इसके लिए विभागीय एवं किसान 
नर्सरियों में गुणवत्ता युक्त पौधों को तैयार कराया जायेगा । 

___ 2. उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम , 1860 के अंतर्गत हरियाली मिशन , बिहार 
सोसायटी का गठन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । हरियाली मिशन, बिहार सोसायटी में शाषी 
परिषद एवं कार्यकारी समिति होगी । 

(i) संस्था के शाषी परिषद के निम्न सदस्य होंगे, जिनमें तीन संस्थापक सदस्य भी होंगे जिनके द्वारा संस्था 
के उपनियम पर हस्ताक्षर किया जायेगा: 
1. माननीय मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार 

अध्यक्ष 


2. | माननीय मंत्री, वित्त विभाग , बिहार 


सदस्य 


3. | माननीय मंत्री, कृषि विभाग , बिहार 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 नवम्बर 2014 
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार 
माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार 

माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग , बिहार 
7. | माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार 

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार 
9. | माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार 
10. | माननीय मंत्री, खनन एवं भूतत्व विभाग, बिहार 
11. | मुख्य सचिव , बिहार 
12. | विकास आयुक्त, बिहार 
13. | प्रधान सचिव / सचिव , पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार 
14. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार 
| 15. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार 
16. | मुख्य वन संरक्षक - सह -निदेशक, हरियाली मिशन , बिहार 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य सचिव 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


(ii ) संस्था की कार्यकारी समिति में 14 स्थायी सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम चार स्थायी सदस्य , संस्थापक 
सदस्यों में से होंगे । कार्यकारी समिति, जिसके पास संस्था का सामान्य प्रशासन का दायित्व होगा, में निम्न सदस्य 
होंगे: 
क्र0 सदस्य का विवरण 

पदनाम 
1. प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार 

प्रधान 
2. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार 

सदस्य 
3. | वित्त विभाग, बिहार के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो । 

सदस्य 
4 . | कृषि विभाग, बिहार के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो । 

सदस्य 
5. | ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो 

सदस्य 
6. पथ निर्माण विभाग , बिहार के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो 

सदस्य 
7. | ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो 

सदस्य 
| जल संसाधन विभाग , बिहार के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो 

सदस्य 
9. पंचायती राज विभाग , बिहार के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो 

सदस्य 
10. | शिक्षा विभाग, बिहार के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो 

सदस्य 
| 11. खनन एवं भूतत्व विभाग , बिहार के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो 
12. | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास), बिहार 

सदस्य 
| 13. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सह - मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक , बिहार 

सदस्य 
| 14. | मुख्य वन संरक्षक - सह -निदेशक, हरियाली मिशन, बिहार 

सदस्य सचिव 
3. यह संस्था राज्यस्तरीय कार्ययोजना तैयार कर कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेगी इसके अतिरिक्त योजना 
के लाभुकों को सहायता, सम्पादित कार्यों का निरीक्षण , अनुश्रवण एवं अभिलेख तैयार करना, वानिकी कार्यों से संबंधित 
अन्य विभागों से सहयोग स्थापित करना, वानिकी / कृषि वानिकी के विकास के लिए नीति तैयार कर योजनाओं को 
क्रियान्वित कराना तथा राज्य में कृषि वानिकी एवं वानिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कार्रवाई करने इत्यादि 
कार्य भी सम्पादित करेगी । संस्था द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों को 
प्रोत्साहित करने के साथ - साथ संस्था के कार्यकलापों से संबंधित विषयों पर शोध - पत्र, पुस्तक, विनिबंध एवं प्रचार 
सामाग्रियों आदि को प्रकाशित कराया जायेगा एवं मानव संसाधन के कौशलवर्द्धन के लिए कार्यक्रमों में सहयोग किया 
जायेगा । 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 नवम्बर 2014 
4. आवश्यकतानुसार संस्था द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिलास्तर पर परियोजना प्रबंधन 
इकाईयों का निर्माण किया जा सकेगा । राज्यस्तर के इकाई को राज्ययोजना प्रबंधन इकाई के नाम से जाना जायेगा 
जिसके कार्य दैनिक क्रियाकलापों को निदेशक , हरियाली मिशन , बिहार के निर्देशन , नियंत्रण या देख - रेख में संचालित 
करना है राज्य योजना प्रबंधन इकाई में विभिन्न विशेषज्ञ तथा अन्य कर्मी होंगे इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार विषय 
विशेषज्ञों / सहयोगी को विभिन्न सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर या अनुबंध के आधार पर निर्धारित समय 
तक रखा जा सकेगा । 

जिला स्तर के इकाई को जिला योजना प्रबंधन इकाई के नाम से जाना जायेगा जिसका मुख्य कार्य जिला 
स्तर पर कार्यान्वयन , प्रबंधन एवं अनुश्रवण आदि होंगे । 

5. हरियाली मिशन , बिहार सोसायटी के कार्य संचालन एवं प्रदत्त शक्तियों आदि के लिए संस्था का ज्ञापन 
पत्र एवं उपनियम विहित किये गये है जो परिशिष्ट के रूप में संलग्न है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में 
सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्श्पाल के आदेश से , 

विवेक कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 969 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


